निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 430 ) 


9 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 30 मई 2013 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 मई 2013 
सं0 भा०व०से०( स्था० ) - 61 / 2008 - 1894 / प०व० - श्री अनिल कुमार प्रसाद, भा०व०से० (1988 ) वन संरक्षक , 
गया अचंल, गया जिन्हें अधिसूचना संख्या 1893 दिनांक 23. 05. 2013 से कनीय प्रशासनिक कोटि में प्रत्यावर्तित किया 
गया है उन्हें स्थानांतरित करते हुए लीव रिजर्व में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना का कार्यालय रहेगा । ये प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 
निर्देश पर कार्य करेंगे । 

सं0 भा०व०से०( स्था०) - 61 / 2008 - 1895 / प०व० - श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० ( 1995), वन प्रमण्डल 
पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमण्डल, पटना को अपने ही वेतनमान में अपने कार्यों के अतिरिक्त वन 
संरक्षक, गया अंचल, गया के पद पर अतिरिक्त प्रभार में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 430 -571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


